निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 143) 


30 चैत्र 1933 ( श0 ) 
पटना , बुधवार, 20 अप्रील 2011 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

1 अप्रील 2011 
सं0 स0क0निग0 30 - 256 / 2010 - 1539 - स0क0 — श्री मनोज कुमार चौधरी, प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी , 
आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा टी0एच0आर0 वितरण की जाँच भगवानपुर परियोजना अन्तर्गत की 
गयी एवं पाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 98 एवं केन्द्र संख्या 08 पर सेविकाओं द्वारा निर्धारित मात्रा से कम 
मात्रा में पोषाहार वितरण किया गया है । इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा 
भगवानपुर थाना में केस संख्या - 08 / 15 जनवरी 2011 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । 

विभागीय कार्यवाही (संवैधानिक अधिकार, आचरण एवं निवारण ) नियम - 2 के आलोक में श्रीमती उषा देवी , 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बछवाड़ा प्रभारी भगवानपुर, बेगूसराय द्वारा सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं 
भ्रष्टाचार के आचरण के आलोक में तत्काल के प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्रीमती उषा देवी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का मुख्यालय प्रमण्डलीय 
कार्यालय, मुंगेर निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम - 10 
के प्रावधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

जवाहर प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 143 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


